निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 131 ) 


14 चैत्र 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 3 अप्रील 2012 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 अप्रील 2012 
सं0 8 / विविध (पद सृजन )- 24 - 06 / 11 - 298 (8) / रा0 — बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 
(बिहार अधिनियम, 9, 2009 ) की धारा -4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा 
"बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन, दिनांक - 10.01. 2012 के प्रभाव से, निम्नलिखित को मिलाकर करती है: 
( क ) अध्यक्ष 

1 (एक ) 
( ख ) प्रशासनिक पक्ष से सदस्य 

2 ( दो) 
( ग ) न्यायिक पक्ष से सदस्य 

2 ( दो ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


The 2nd April 2012 


No . 8 / vivid ( pad srijan)- 24- 06/ 11 - 298 ( 8)/ Rev . — In exercise of the powers 


conferred by section- 4 ( 1 ) of the Bihar Land Tribunal Act, 2009 ( Bihar Act, 9 , 2009 ) the 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 अप्रील 2012 
State Government hereby constitute "The Bihar Land Tribunal " with effect from 10 - 01 
2012 consisting of the following: - 
( A ) Chairman 

1 ( One ) 


Members from 


administrative wing 


2 ( Two ) 


Members from 


judicial wing 


2 (Two ) 
By order of the Governor of Bihar, 

C . ASHOKVARDHAN. 


Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 131-571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


